than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 आषाढ़ , 19 37 ( श०) 
संख्या 478 राँची , बुधवार 

1 जुलाई, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


शुद्धि पत्र 


24 जून , 2015 


संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01/ 2015 का .. 5619 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 


झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या . 5045 दिनांक 08 मई , 2015 को आंशिक रूप से निम्नवत् 


संशोधित किया जाता है: - 


उक्त वर्णित अधिसूचना में अंकित “जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर 


पदस्थापित मो0 सादात अनवर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 839ए/ 03, गृह जिला- पूर्णिया ) की सेवा समाज 
कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है " के स्थान पर “जिला 
परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित मो0 सादात अनवर, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 1 जुलाई, 2015 


839ए/ 03, गृह जिला . पूर्णिया ) की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश 


तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है " पढ़ा जाय । 


उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 478 – 50 । 


